रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 519 ] 
No. 519 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


771 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 03022023-243409 


CG - DL - E - 03022023-243409 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 3 , 2023 / माघ 14 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 3 , 2023 / MAGHA 14 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 फरवरी , 2023 

का . आ . 548 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1999 ( अ ) , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 
3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में रामपुर के मौजूदा बाइपास के फोर लेनिंग 
के कि.मी. 0 से कि.मी. 10.190 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 22.05.2022 " 
को " हिंदुस्तान टाइम्स ( अंग्रेजी ) " और " अमर उजाला ( हिंदी ) " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


1 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : रामपुर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में रामपुर के मौजूदा बाइपास के फोर लेनिंग के कि . मी . 0 से कि.मी. 10.190 
के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


270 


2 271 


2 


तालुक का नाम : रामपुर ( सदर ) 

गांव का नाम : मन्सूरपुर 


3 315 


निजी 


निजी 


3 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


0.117 


5 


0.0458 


0.1494 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


अरजूम अली ( 16 वर्ष ) पुत्र बब्बू , अनस 
अली ( 14 वर्ष ) पुत्र बब्बू , मिशरूल जहां 
पुत्री बब्बू , श्रीमती आसमीन पत्नी बब्बू , 
अकबर पुत्र अब्दुल रहमान , करीम 
अहमद पुत्र अब्दुल रहमान , नन्ने पुत्र 
अब्दुल रहमान , अफसर अली पुत्र अब्दुल 

रहमान 
| ( ) 


उरमान उर्फ लाला पुत्र सलामत , फुरकान 
पुत्र सलामत , करीम पुत्र मुकद्दम , रहीम 


पुत्र मुकद्दम , अकबर पुत्र अब्दुल रहमान , 
करीम अहमद पुत्र अब्दुल रहमान , नन्ने 

पुत्र अब्दुल रहमान , अफसर अली पुत्र 
अब्दुल रहमान 

0 


राजा पुत्र मवासी , भूरा दत्तक पुत्र 
अल्लाहबख्श , अमीर पुत्र बाबू , इकबाल 
पुत्र बाबू , श्रीमती शब्बो पत्नी चंदा , मो ० 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


LO 


316 


317 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


0.3251 


0.354 


3 


फारुख हसन पुत्र चंदा , शाहरुख हसन 
पुत्र चंदा , मो ० एहसान पुत्र रमजानी , 
यासीन पुत्र रमजानी , श्रीमती सईदन 
पत्नी रमजानी , अफसर अली पुत्र शब्बीर , 

| नबाब अली पुत्र शब्बीर , नबाब अली पुत्र 
शब्बीर , शाकिम पुत्र शब्बीर , सलीम पुत्र 
बदलू , श्रीमती रेशम पत्नी बदलू , बुद्धा 
पुत्र नन्हे , शरीफ पुत्र अहमद , रईस पुत्र 
अहमद , सलीम उर्फ सलमान पुत्र अहमद , 
श्रीमती त्रुट्टो पत्नी लाल मोहम्मद 
| ( ) 


राजा पुत्र मवासी , भूरा दत्तक पुत्र 
अल्लाहबख्श , अमीर पुत्र बाबू , इकबाल 
पुत्र बाबू , श्रीमती शब्बो पत्नी चंदा , मो ० 
फारुख हसन पुत्र चंदा , शाहरुख हसन 
पुत्र चंदा , मो ० एहसान पुत्र रमजानी , 
यासीन पुत्र रमजानी , श्रीमती सईदन | 
पत्नी रमजानी , अफसर अली पुत्र शब्बीर , 
| नबाब अली पुत्र शब्बीर , नबाब अली पुत्र 
शब्बीर , शाकिम पुत्र शब्बीर , सलीम पुत्र | 
बदलू , श्रीमती रेशम पत्नी बदलू , बुद्धा | 
पुत्र नन्हे , शरीफ पुत्र अहमद , रईस पुत्र 
अहमद , सलीम उर्फ सलमान पुत्र अहमद , 
श्रीमती त्रुट्टो पत्नी लाल मोहम्मद 
| ( ) 


महबूब पुत्र शहजादे , राजा पुत्र मवासी , 
भूरा दत्तक पुत्र अल्लाहबख्श , अमीर पुत्र 
बाबू , इकबाल पुत्र बाबू , श्रीमती शब्बो 
पत्नी चंदा , मो ० फारुख हसन पुत्र चंदा , 
शाहरुख हसन पुत्र चंदा , मो ० एहसान 
पुत्र रमजानी , यासीन पुत्र रमजानी , 
श्रीमती सईदन पत्नी रमजानी , अफसर 
अली पुत्र शब्बीर , नबाब अली पुत्र 

शब्बीर , नबाब अली पुत्र शब्बीर , शाकिम 


पुत्र शब्बीर , सलीम 

पुत्र बदलू , श्रीमती 
रेशम पत्नी बदलू , बुद्धा पुत्र नन्हे , शरीफ 
पुत्र अहमद , रईस पुत्र अहमद , सलीम 


4 


( O 


6 


7 322 


8 


318 


9 


324 


325 


10 326 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


0.0652 


0.104 


0.1708 


0.1659 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

उर्फ सलमान पुत्र अहमद , श्रीमती चुट्टो 
पत्नी लाल मोहम्मद 

| ( ) 


0.1299 


राजा पुत्र मवासी , भूरा दत्तक पुत्र 
अल्लाहबख्श , अमीर पुत्र बाबू , इकबाल 
पुत्र बाबू , श्रीमती शब्बो पत्नी चंदा , मो ० 
फारुख हसन पुत्र चंदा , शाहरुख हसन 
पुत्र चंदा , मो ० एहसान पुत्र रमजानी , 
यासीन पुत्र रमजानी , श्रीमती सईदन 
| पत्नी रमजानी , अफसर अली पुत्र शब्बीर , 
| नबाब अली पुत्र शब्बीर , नबाब अली पुत्र 
शब्बीर , शाकिम पुत्र शब्बीर , सलीम पुत्र 
बदलू , श्रीमती रेशम पत्नी बदलू , बुद्धा 
पुत्र नन्हे , शरीफ पुत्र अहमद , रईस पुत्र 
अहमद , सलीम उर्फ सलमान पुत्र अहमद , 
श्रीमती चुट्टो पत्नी लाल मोहम्मद , महबूब 
पुत्र शहजादे 
( 


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , 

कोमल रस्तोगी पत्नी असित रस्तोगी , 


| मीनू पत्नी मुकेश रस्तोगी , रेहाना पत्नी 
| रईस अहमद 

| 0 


राम सिंह पुत्र बादाम सिंह 

( 


भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , 
| सै ० अदनान विकार पुत्र सै ० 
सै ० अरमान 
विकार , मो ० अकबर पुत्र बदलू 

0 

चिराग अली पुत्र छोटे , ज़ोर अली सुखा , 

श्रीमती नाज़ुक पत्नी मो ० हुसैन , रईस पुत्र 
छोटे , लाल मोहम्मद पुत्र बदलू , मो ० 
अकबर पुत्र बदलू , मो ० सलीम पुत्र बदलू , 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
| ( 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


11 327 


12 329 


13 330 


14 331 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कुल 


0.1065 


0.0438 


0.0183 


0.0054 


1.8011 


5 


अनवार पुत्र इमामबख्श , एहसान पुत्र 
इमामबख्श , नासिर अली पुत्र 
सुभानबख्श , आलमगीर पुत्र सुभानबख्श , 
पीरबख्श पुत्र कबूला , अकबर अली पुत्र 
कबूला , अबरार पुत्र काबुला , श्रीमती 
आमना पत्नी मुंशी , मोनीश पुत्र मुंशी 

| ( ) 


गामा पुत्र भूरा , नन्हे पुत्र भूरा , कासम 
पुत्र भूरा , राजा अग्रवाल पुत्र श्याम सुंदर , 

NHAI 

( ) 

गामा पुत्र भूरा , नन्हे पुत्र भूरा , कासम 
पुत्र भूरा , राजा अग्रवाल पुत्र श्याम सुंदर , 

NHAI 

( 


बबीता रस्तोगी पत्नी राजीव रस्तोगी , 

रचित रस्तोगी पुत्र राजीव रस्तोगी , 

अमीर हुसैन पुत्र बुध्दू , श्रीमती प्रियंवदा 
पत्नी महिपाल सिंह , NHAI 

| ( 


[ फा . सं . 11015 / 2 / 2021 / PIU - MBD / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd February , 2023 

S.O. 548 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O. 1999 ( E ) , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation of 4- Laning of 
existing bypass of Rampur ( 10.190 Km ) in the stretch of land from Km . 0 to Km . 10.190 in the district of RAMPUR 
in the state of UTTAR PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Hindustan Times ( English ) " and 
“ Amar Ujala ( Hindi ) " both dated 22.05.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


6 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : UTTAR PRADESH 

Sr. 
No. 


1 


S 


1 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the 4- Laning of 
existing bypass of Rampur ( 10.190 Km . ) in the stretch of land from Km . 0 to Km . 10.190 in the district of 
RAMPUR in the state of UTTAR PRADESH 


Survey Number Type of Land 


270 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Taluk : Rampur ( Sadar ) 

Village : Mansurpur 


271 


315 


316 


2 


317 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


District : RAMPUR 


3 


Nature of Land Area in Hectare 


4 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agriculture 


0.117 


0.0458 


0.1494 


0.3251 


0.354 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Arzum Ali S / o Babbu , Anas Ali S / o Babbu , 
Mishrul Jahan D / o Babbu , Smt Aasmin W / o 
Babbu , Akbar S / o Abdul Rehman , Karim 
Ahmad S / o Abdul Rehman , Nanne S / o 
Abdul Rehman , Afsar Ali S / o Abdul 
Rehman 


Urman urf Lala S / o Salamat , Furqan S / o 
Salamat , Karim S / o Muqaddam , Rahim S / o 
Muqaddam , Akbar S / o Abdul Rehman , 
Karim Ahmad S / o Abdul Rehman , Nanne 
S / o Abdul Rehman , Afsar Ali S / o Abdul 
Rehman 


Raja S / o Mawasi , Bhoora S / o 
Allaahbakhsh , Ameer S / o Babu , Iqbal D / o 
Babu , Smt Shabbo W / o Chanda , Mohd 
Farukh Hasan S / o Chanda , Shahrukh Hasan 
S / o Chanda , Mohd Ahsan S / o Ramzani , 
Yaseen S / o Ramzani , Smt . Sayidan W / o 
Ramzani , Afsar Ali S / o Shabbir , Nabab Ali 
S / o Shabbir , Nabab Ali S / o Shabbir , Sakim 
S / o Shabbir , Salim S / o Badlu , Smt . Resham 
W / o Badlu , Buddha S / o Nanhe , Sharif S / o 
Ahmed , Rais S / o Ahmed , Saleem urf 
Salmaan S / o Ahmed , Smt Chutto W / o Laal 
Mohammad 


Raja S / o Mawasi , Bhoora S / o 

Allaahbakhsh , Ameer S / o Babu , Iqbal D / o 
Babu , Smt Shabbo W / o Chanda , Mohd 
Farukh Hasan S / o Chanda , Shahrukh Hasan 
S / o Chanda , Mohd Ahsan S / o Ramzani , 
Yaseen S / o Ramzani , Smt . Sayidan W / o 
Ramzani , Afsar Ali S / o Shabbir , Nabab Ali 
S / o Shabbir , Nabab Ali S / o Shabbir , Sakim 
S / o Shabbir , Salim S / o Badlu , Smt . Resham 
W / o Badlu , Buddha S / o Nanhe , Sharif S / o 
Ahmed , Rais S / o Ahmed , Saleem urf 
Salmaan S / o Ahmed , Smt Chutto W / o Laal 
Mohammad 


Mehboob S / o Sehzade , Raja S / o Mawasi , 
Bhoora S / o Allaahbakhsh , Ameer S / o Babu , 
Iqbal D / o Babu , Smt Shabbo W / o Chanda , 
Mohd Farukh Hasan S / o Chanda , Shahrukh 
Hasan S / o Chanda , Mohd Ahsan S / o 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


318 


322 


324 


325 


326 


327 


329 


330 


331 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 

Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


TOTAL 


0.0652 


0.104 


0.1708 


0.1659 


0.1299 


0.1065 


0.0438 


0.0183 


0.0054 


1.8011 


Ramzani , Yaseen S / o Ramzani , Smt . 
Sayidan W / o Ramzani , Afsar Ali S / o 
Shabbir , Nabab Ali S / o Shabbir , Nabab Ali 
S / o Shabbir , Sakim S / o Shabbir , Salim S / o 
Badlu , Smt . Resham W / o Badlu , Buddha 
S / o Nanhe , Sharif S / o Ahmed , Rais S / o 
Ahmed , Saleem urf Salmaan S / o Ahmed , 
Smt Chutto W / o Laal Mohammad 


Raja S / o Mawasi , Bhoora S / o 
Allaahbakhsh , Ameer S / o Babu , Iqbal D / o 
Babu , Smt Shabbo W / o Chanda , Mohd 
Farukh Hasan S / o Chanda , Shahrukh Hasan 
S / o Chanda , Mohd Ahsan S / o Ramzani , 
Yaseen S / o Ramzani , Smt . Sayidan W / o 
Ramzani , Afsar Ali S / o Shabbir , Nabab Ali 
S / o Shabbir , Nabab Ali S / o Shabbir , Sakim 
S / o Shabbir , Salim S / o Badlu , Smt . Resham 
W / o Badlu , Buddha S / o Nanhe , Sharif S / o 
Ahmed , Rais S / o Ahmed , Saleem urf 
Salmaan S / o Ahmed , Smt Chutto W / o Laal 
Mohammad , Mehboob S / o Sehzade 


NHAI , Komal Rastogi W / o Asit Rastogi , 
Meenu W / o Mukesh Rastogi , Rehana bi 
W / o Rais Ahmed 

Ram Singh S / o Badam Singh 

NHAI , Syed Adnan Viqar S / o Syed Armaan 
Viqar , Mohd Akbar S / o Badlu 


Chirag Ali S / o Chote , Zor Ali Shukha , Smt . 
Nazuk Begum W / o Mohd Hussain , Rais S / o 
Chote , Laal Mohammad S / o Badlu , Akbar 
S / o Badlu , Salim S / o Badlu 


7 


Anwar S / o Imambaksh , Ahsan S / o 
ImamBaksh , Nasir Ali S / o Subhanbaksh , 
Aalamgir S / o Subhanbaksh , Peerbaksh S / o 
Kabula , Akbar Ali S / o Kabula , Abrar S / o 
Kabula , Smt . Aamna W / o Munshi , Monish 
S / o Munshi 


Gama S / o Bhoora , Nanhe S / o Bhoora , 
Kasam S / o Bhoora , Raja Agarwal S / o 
Shyam Sundar . NHAI 


Gama S / o Bhoora , Nanhe S / o Bhoora , 
Kasam S / o Bhoora , Raja Agarwal S / o 
Shyam Sundar . NHAI 


Babita Rastogi W / o Rajeev Rastogi , Rachit 
Rastogi S / o Rajeev Rastogi , Ameer Hussain 
S / o Buddhu , Smt Priyamvada W / o Mahipal 
Singh , NHAI 


[ F. No. 11015 / 2 / 2021 / PIU - MBD / 3D ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally agned by SARVESH 


SARVESH KUMAR KUMARSRIVASTAVA 
SRIVASTAVA 

Date 2021.02.03 23:00:29 
+05 30 


